SH 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 भाद्र, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 747 राँची, 


शुक्रवार , 


20 सितम्बर , 2019 ( ई ० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
4 सितम्बर, 2019 


1004/12 


संख्या-1/नि.स्था . 

3341-- राय पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या -4128 , 
दिनांक- 04.10.2018 को विलोपित करते हुए श्री प्रफुल्ल कुमार, अवर निबंधक, जमशेदपुर को 
दिनांक-16.08.2012 से 30.09.2012 तक ( 45 ) दिन दिनांक 03.10.2012 से 14.10.2012 
(12 दिन ) एवं दिनांक-23.10.2014 से 30.11.2014 (39 दिन ) कुल 96 दिनों में से झारखण्ड सेवा 
संहिता के नियम 227, 228 एवं 248 के आलोक में 53 दिनों का उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर 
एवं झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के आलोक में कुल 43 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

ह ० / 
राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 747 -- 50 


